निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


Y 


सत्यमेव जयते 


बिहार 


गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 आषाढ़ 1942 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 391 ) पटना, वृहस्पतिवार , 2 जुलाई 2020 


सामान्य प्रशासन विभाग 


शुद्धि - पत्र 

8 मई 2020 
सं ० 27 / आरोप - 01-44 / 2019-4589 / सा ० प्र ० — विभागीय संकल्प ज्ञापांक -3930 दिनांक 18.03.2020 
के क्रम में संकल्प की पारा -3 में भूलवश निम्नलिखित अंकित किया गया है : 

श्रीमती कुमारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं श्रीमती कुमारी 
द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी । समीक्षोपरान्त श्रीमती कुमारी 
के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के 
नियम 14 के संगत प्रावधानों के तहत : - ( 1) निन्दन (2 ) दो वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड विनिश्चित 
किया गया । 

विभागीय संकल्प ज्ञापांक -3930 दिनांक -18.03.2020 के पारा 3 को संशोधित करते हुए निम्न रूप 
में पढा जाय : 

श्रीमती कुमारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं श्रीमती कुमारी 
द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी । समीक्षोपरान्त श्रीमती कुमारी के 
विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 
के संगत प्रावधानों के तहत : ( 1) निन्दन (2 ) तीन वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड विनिश्चित 
किया गया । 
2. संकल्प की शेष पारा यथावत रहेंगे । 

आदेश से , 
शिव महादेव प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 391-571 + 10 - डी ० टी ० पी ० । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


